शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 52 ] 


रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2018 - पौष 7, शक 1940 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.– ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 30 नवम्बर 2018 


क्रमांक ई 1-01 /2018/एक - 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. ( 2011) संचालक, पंचायत तथा 
अतिरिक्त प्रभार उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


2347 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2018. 


2348 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


[ भाग 1 


रायपुर , दिनांक 30 नवम्बर 2018 


क्रमांक ई 1-20/2017/ एक -2. - भारतीय प्रशासनिक सेवा से 2014 आवंटन वर्ष के श्री अमृत विकास तोपनो को वरिष्ठ श्रेणी 
वेतनमान Pay Matrix Level- 11 में पदोन्नत किया जाता है. 


2 . 


श्री अमृत विकास तोपनो , अतिरिक्त आयुक्त “ मनरेगा ” एवं संचालक ग्रामीण आवास को वरिष्ठ वेतनमान का लाभ विभागीय परीक्षा 
उत्तीर्ण करने के दिनांक से अर्थात् दिनांक 23-07-2018 से देय होगा तथा अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वे अपने वर्तमान पद पर यथावत 


पदस्थ रहेंगे. 


3 . वर्तमान में राज्य में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने से उक्त आदेश जारी किये जाने हेतु भारत निर्वाचन 
आयोग से अनापत्ति प्राप्त की गई है . 


रायपुर , दिनांक 30 नवम्बर 2018 


क्रमांक ई - 1-21/ 2003 / एक - 2.- श्री भरत लाल बंजारे को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन क्र . 727/2016 तथा 
714/2016 में पारित आदेश दिनांक 25-04-2017 के परिपालन में दिनांक 04-01-2018 को रिव्यू डीपीसी आयोजित कर सलेक्ट लिस्ट 
2010 के अंतर्गत भारत सरकार के अधिसूचना क्र . 14015 / 46 /2017 - एआईएस (I ) - बी, दिनांक 06-04-2018 द्वारा भा.प्र.से. में नियुक्त करते 
हुए आदेश क्र . 14014/ 22/ 2004 - एआईएस (I ) दिनांक 24-08-2018 द्वारा उन्हें भा.प्र.से. में 2003 बैच आबंटित किया गया है. 


itotic 


उक्त न्याय निर्णय के अनुपालन में अनुषांगिक लाभ प्रदान करते हुए श्री भरत लाल बंजारे को अर्हता दिनांक 01-01-2012 से सेवा 
के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (-Pay Matrix Level -12 ) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त , स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता 


3 . 


श्री भरतलाल बंजारे, उप सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग आगामी आदेश तक अपने वर्तमान पद पर यथावत पदस्थ रहेंगे. 


4 . वर्तमान में राज्य में विधान सभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने से उक्त आदेश जारी किये जाने हेतु भारत निर्वाचन 
आयोग से अनापत्ति प्राप्त की गई है . 


रायपुर , दिनांक 17 दिसम्बर 2018 


क्रमांक ई 1-01/2018 / एक - 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गौरव द्विवेदी, भा.प्र.से. ( 1995 ), सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तथा 
अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव , मुख्यमंत्री सचिवालय पदस्थ करते हुए 
सचिव, जनसंपर्क विभाग, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अध्यक्ष, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


2 . 


श्री त्रिलोक चंद महावर , भा.प्र.से. ( 2000) , आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी 
रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


3 . 


श्री टामन सिंह सोनवानी, भा.प्र.से. ( 2004 ), आयुक्त, सरगुजा संभाग , अंबिकापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त 
सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पदस्थ करता है. 


4 . 


श्री चंद्रकांत उईके, भा.प्र.से. ( 2008 ), संचालक , जनसंपर्क , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, वणिज्यिक 
कर ( आबकारी ) विभाग पदस्थ करते हुए संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


5 . श्री तारन प्रकाश सिन्हा, भा.प्र.से. ( 2012 ), उप सचिव, वाणिज्यिक कर ( आबकारी ) विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक , 
संस्कृति एवं पुरातत्व को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय पदस्थ करते हुए आयुक्त - सह - संचालक , 
जनसंपर्क का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


2349 


श्री गौरव द्विवेदी द्वारा सचिव, जनसंपर्क विभाग तथा श्री तारन प्रकाश सिन्हा दास आयुक्त आयुक्त - सह - संचालक , जनसंपर्क का 
कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अन्बलगन पी ., भा.प्र.से. ( 2004 ) विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा अतिरिक्त 
प्रभार प्रबंध संचालक , छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर, विशेष सचिव ( स्ततंत्र प्रभार), जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त जनसंपर्क एवं 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद केवल विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ), जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क के अतिरिक्त 
प्रभार से कार्यमुक्त होंगे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अजय सिंह , मुख्य सचिव . 


रायपुर , दिनांक 17 दिसम्बर 2018 


क्रमांक एफ 2-4/2017/1-8. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री प्रवीण शुक्ला, मुख्य महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र दुर्ग की सेवायें उद्योग 
विभाग से लेते हुये उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पदस्थ करता है. 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रीता शांडिल्य , सचिव . 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2018 


क्रमांक एफ 7-5 / 2018/32. - राज्य शासन एतदद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्र . 23 सन् 1973 ) की 
धारा -23 - क की उपधारा ( 1 ) ( क ) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 18-4-2018 द्वारा डोंगरगढ़ विकास योजना 2011 
में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की 


गई थी : 


: 


डोंगरगढ़ विकास योजना 2011 में उपांतरण 


क्र . 


ग्राम का नाम 


खसरा क्र . 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


विकास योजना में 
अंगीकृत प्रस्ताव 

( 5 ) 


अधिनियम की धारा 23 - क के 
तहत् उपांतरण के प्रस्ताव 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


149 


डोंगरगढ़ 
प.ह.नं. 21 


सार्वजनिक एवं 
अर्द्धसार्वजनिक 


सार्वजनिक सेवा सुविधा 
( ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ) 


591/2 


मेला स्थल 


( अमोद प्रमोद ) 

कृषि 


120 


6.111 हेक्टेयर 
में से 5000 वर्गफुट 
2.136 हेक्टेयर में से 

5000 वर्गफुट 
1.073 हेक्टेयर में से 

0.729 हेक्टेयर 
1.409 हेक्टेयर में से 

680 वर्गफुट 
18.822 हेक्टेयर में से 

5000 वर्गफुट 


2 . 


27/2 


आवासीय 


बधियाटोला 
प.ह.नं. 38 

रामनगर 
प.ह.नं. 38 


सार्वजनिक सेवा सुविधा 
( ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ) 

सार्वजनिक सेवा सुविधा 
( ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ) 


3 . 


72 


कृषि 


2 . 


उक्त प्रस्तावित उपांतरण विकास योजना में माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. क्रमांक 199/2014 में दिनांक 
22-12-2016 को पारित आदेश के परिपालन हेतु 


3 . 


सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है . 

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा डोंगरगढ़ विकास योजना 2011 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण डोंगरगढ़ विकास 
योजना 2011 का अंगीकृत भाग होगा. 


4 . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रेजीना टोप्पो, अपर सचिव . 


2350 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


[ भाग 1 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


प्रारूप - एक 
( नियम 11 देखिये) 


क्रमांक / क/ 2894/ भू - अर्जन / अ.वि.अ./ 2018.- भूमि - अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य 
सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् : 


ग्राम/ नगर 


जिला 
( 1 ) 


तहसील 
( 2 ) 


क्षेत्रफल 
( 4 ) 


लोक प्रयोजन का विवरण 

( 5 ) 


( 3 ) 


बिलासपुर 


कोटा 


कोटा 


5506.73 
वर्गमीटर 


कोटा - बेलगहना मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण 
कार्य हेतु. 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई ( दिनांक ) 28-12-2018 को 
( समय ) 11.00 बजे ( स्थान ) मण्डी प्रांगण कोटा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है 


( एक ) 


लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण 


कोटा -बेलगहना मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण 


कार्य हेतु. 


( दो ) 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


57 


( तीन ) 


अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


( चार ) 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों 
की अनुमानित संख्या. 


निरंक 


( पांच ) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य 

परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 


( छ :) 


क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? 


हां 


( सात ) 


क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार 
कर लिया गया है ? 


हां - उल्लेखित भूमि पर मार्ग का चौड़ीकरण एवं 
मजबूतीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित है. 


( आठ ) परियोजना की कुल लागत 


391 लाख 


( नौ ) 


परियोजना से होने वाला लाभ 


( दस ) 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथ उस पर होने वाला संभावित व्यय . 


उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 
2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय - समय पर छ.ग. 
शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया 
जावेगा तथा संभावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक 
व्यय जो भी अधिक हो . 


( ग्यारह ) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक 


निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो , तो विहित तिथि/ समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

पी . दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


2351 


अनुसूची 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला महासमुन्द, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- महासमुन्द 
( ख ) तहसील -पिथौरा 
( ग ) नगर/ ग्राम - बड़ेटेमरी 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.49 हेक्टेयर 


महासमुंद, दिनांक 21 दिसम्बर 2018 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


क्रमांक /96 / क/ भू - अर्जन /06/ अ/82/ 2016-17.- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 
कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


522 


0.10 


525 


0.15 


511/1 


0.15 


511/2 


0.15 


अनुसूची 


436 


0.17 


437 


0.03 


185/2 


0.32 


187 


0.90 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - महासमुन्द 
( ख ) तहसील -पिथौरा 
( ग ) नगर/ ग्राम - छातामौहा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.57 हेक्टेयर 


192 


0.10 


193 


0.05 


167 


0.08 


194 


0.05 


172 


0.50 


खसरा नम्बर 


171 


0.05 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


173 


0.05 


( 1 ) 


48 


0.08 


50 


0.02 


329 


1.57 


51 


0.02 


योग 


49 


0.02 


01 


1.57 


52 


0.02 


56 


0.60 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - लोवरजोंक 

बैराज योजना हेतु. 


53 


0.08 


60 


0.18 


59 


0.08 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

राजस्व , पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


57 


0.10 


42 


0.83 


21 


0.35 


महासमुंद, दिनांक 21 दिसम्बर 2018 


23 


0.22 


22 


0.04 


योग 


29 


5.49 


क्रमांक /98/ क/ भू - अर्जन/ 02/ अ/ 82 / 2016-17.- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः 

अतः भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 
कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - लोवरजोंक 

बैराज योजना हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

राजस्व, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


2352 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


[ भाग 1 


महासमुंद, दिनांक 22 दिसम्बर 2018 


अनुसूची 


क्रमांक /101/ क/ भू - अर्जन / 07 / अ/ 82 / 2016-17.- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 

2013 ( जिसे एतद् पश्चात् 

अधिनियम 2013 
कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- महासमुन्द 
( ख ) तहसील - पिथौरा 
( ग ) नगर/ ग्राम - माटीदरहा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.26 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


अनुसूची 


432 


0.13 


439 


0.04 


440 


0.01 


435 


0.07 


( 1 ) भूमि का वर्णन 
( क ) जिला 

-महासमुन्द 
( ख ) तहसील -पिथौरा 
( ग ) नगर/ ग्राम - परसवानी 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.87 हेक्टेयर 


433/4 


0.17 


433/5 


0.17 


433/7 


0.04 


433/11 


0.09 


खसरा नम्बर 


433/6 


0.13 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


415/1 


0.16 


( 1 ) 


415/2 


0.14 


401 


0.20 


2 


0.37 


396 


0.05 


3 


0.44 


414 


0.10 


6 


0.06 


410 


0.38 


योग 


413 


0.40 


03 


0.87 


412 


0.12 


411/1 


0.12 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - लोंवरजोंक 

बैराज योजना हेतु. 


411/2 


0.19 


402 


0.13 


397 


0.06 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

राजस्व, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


611/1 


0.06 


394 


0.08 


403/1 


0.70 


403/2 


0.38 


403/3 


0.12 


434 


0.02 


महासमुंद, दिनांक 22 दिसम्बर 2018 


योग 


27 


4.26 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - लोंवरजोंक 

बैराज योजना हेतु. 


क्रमांक/ 102 / क/ भू - अर्जन / 05 / अ/ 82 /2016-17.- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 
कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

राजस्व , पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


2353 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा 
ब्लाक -1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन , अटल नगर, जिला- रायपुर , छत्तीसगढ़ 


अटल नगर, दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


क्रमांक / एल.एफ.ए./ प्रशा./2018 /1607. - छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा नियम 1961 में उल्लेखित 
प्रावधान अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग - एक एवं भाग- दो नीचे 
लिखित अनुसार माह जनवरी दिनांक 21-01-2019 से 25-01-2019 तक होगी : 


भाग - एक 


समय 


क्र . 
( 1 ) 


प्रश्न पत्र 
( 2 ) 


दिनांक 
( 3 ) 


दिन 
( 4 ) 


विषय 
( 5 ) 


( 6 ) 


1 . 


प्रथम 


21-01-2019 


सोमवार 


संक्षेपिका तथा प्रारूप 


3.00 घंटे 


( पुस्तक रहित ) 


प्रातः 11.00 से 2.00 बजे 


2 . 


द्वितीय 


22-01-2019 


मंगलवार 


2.30 घंटे 


मूलभूत नियम, सिविल लेखा 

विनियम इत्यादि 
( पुस्तक सहित ) 


प्रातः 11.00 से 1.30 बजे 


3 . 


तृतीय 


23-01-2019 


बुधवार 


लेखा परीक्षा तथा लेखा संहिताएं 

( पुस्तक सहित ) 


2.30 घंटे 
प्रातः 11.00 से 1.30 बजे 


4 . 


चतुर्थ- अ 


24-01-2019 


गुरूवार 


1.30 घंटे 


प्रातः 11.00 से 12.30 बजे 


संचालक स्थानीय निधि लेखा की 
लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन 

लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा 
निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम 
( सैद्धांतिक ) ( पुस्तक रहित ) 


5 . 


चतुर्थ - ब 


25-01-2019 


शुक्रवार 


2.30 घंटे 
प्रातः 11.00 से 1.30 बजे 


संचालक स्थानीय निधि लेखा की 
लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन 
लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण 

हेतु नियम तथा विनियम 
( व्यावहारिक ) ( पुस्तक सहित ) 


भाग - दो 


क्र . 


प्रश्न पत्र 


विषय 


समय 


दिनांक 
( 3 ) 


दिन 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 . 


प्रथम - अ 


21-01-2019 


सोमवार 


1.30 घंटे 


विधान मण्डल के अधिनियम तथा 

सांविधिक नियम 
( सैद्धांतिक ) ( पुस्तक रहित ) 


दोपहर 11.00 से 12.30 बजे 


2354 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


2 . 


प्रथम - ब 


22-01-2019 


मंगलवार 


2.30 घंटे 


विधान मण्डल के अधिनियम तथा 

सांविधिक नियम 
( व्यावहारिक ) ( पुस्तक सहित ) 


दोपहर 11.00 से 1.30 बजे 


3 . 


द्वितीय 


23-01-2019 


बुधवार 


3 घंटे 


भारत का संविधान 
( पुस्तक सहित ) 


दोपहर 11.00 से 02.00 बजे 


4 . 


तृतीय 


24-01-2019 


गुरुवार 


2 घंटे 


वाणिज्यिक बहीखाता 
( पुस्तक रहित ) 


दोपहर 11.00 से 01.00 बजे 


5 . 


चतुर्थ 


25-01-2019 


शुक्रवार 


स्थानीय नियम तथा लोक 
निर्माण कार्य लेखा संहिता 

( पुस्तक सहित ) 


2.30 घंटे 
11.00 से 01.30 बजे 


हस्ता./ 
आयुक्त सह संचालक. 


